AHMAva 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 श्रावण , 1940 ( श० ) 
30 जुलाई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 733 राँची, सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 जुलाई , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1- 68 /2018-1069 ( HRMS)-- श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच ), 
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, चतरा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं : 


Decision of the Competent Authority 


___ Sl . | Employee Name 
No . 

( G. P. F. No . ) 


Effective 
Date 


BHOLA NATH 
LAGURI 


25/07/ 2018 


| श्री भोलानाथ लागुरी, झा. प्र. से. (तृतीय बैच ) को 
निलंबित किया जाता है । 


( 110091197637 ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जुलाई, 2018 
विवरण: 
कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 2247 , दिनांक 2 जुलाई , 2018 द्वारा श्री भोलानाथ लागुरी , 
झा०प्र०से०, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी , चतरा के विरूद्ध जिला कल्याण शाखा, चतरा में 
वित्तीय अनियमितता बरतने, गबन तथा सरकारी राशि का अवैध अंतरण करने सम्बन्धी आरोप 
प्रतिवेदित किये गए हैं . 
2 . उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में श्री लागुरी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम - 9( 1)( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित 
किया जाता है. 
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , उत्तरी छोटानागपुर 
प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा, जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०- 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन 
में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के उप सचिव । 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 733 -- 50 


